निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 944) पटना , बुधवार , 24 अक्तूबर 2018 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 

26 सितम्बर 2018 
सं० 04 / वी0मु0 - 20 - 124 / 12 - 3816 / एम0 - CWJC No.- 4417/ 2005 एवं MJC No.-3333/ 2015 में 
माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री त्रिवेणी दास , तत्कालीन खान निरीक्षक 
सम्प्रति सेवानिवृत को दिनांक 12.05. 1993 से दिनांक 05.04.2005 तक के लिए सहायक खनन पदाधिकारी ( वेतनमान 
6500 - 10500) में वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है । 

2. भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का वित्तीय लाभ नियमानुसार वित्त विभाग , बिहार, पटना के सहमति के 
उपरांत अनुमान्य होगी । 
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुशील कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 944 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

___ Website : http :// egazette .bih. nic.in 


